सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


11 ज्येष्ठ, 1938 ( श०) 


संख्या- 367 


राँची, गुरुवार , 


1 जून , 2017 ( ई०) 


नगर विकास एवं आवास विभाग 


अधिसूचना 
29 मई , 2017 


संख्या - 07 / विविध/ निति - 05/ 2016 -3435 -- नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची के 
संकल्प संख्या-2135, दिनांक 18 अप्रैल , 2016 द्वारा निर्गत झारखण्ड शहरी किफायती आवास नीति , 2016 की 
कंडिका-6.1 के आलोक में प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड, राँची को झारखण्ड हाउसिंग मिशन के 
Mission Director के रूप में अगले आदेश तक नामित किया जाता है । 


2. 


प्रस्ताव पर सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

अरुण कुमार सिंह, 
सरकार के प्रधान सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 367- - 50 


